थर्ड स्ट्रीट स्कूल में 
मेरा विशेष दिन 


लेखिका अमांडा ड्रेक स्कूल में आने वाली हैं. छात्र 
उनके दौरे की तैयारी करते हैं जिससे थर्ड स्ट्रीट 
स्कूल उत्साह से भर जाता है. बच्चों ने उनकी 
सारी किताबें पढ़ ली हैं. उन्होंने हॉल में एक 
स्वागत बैनर लटकाया है, और कक्षा की दीवारों पर 
चित्र चिपकाए हैं. फिर वो बड़ा दिन आता है और 
अमांडा ड्रेक बिल्कुल वैसी ही निकलती हैं जैसी की 
बच्चों को उम्मीद थी. 

वो कहानियां पढ़ती हैं, कक्षा के जानवरों को अपने 
गले लगाती है, और बच्चों को बताती है कि लेखक 
बनना कैसा होता है. जब अमांडा ड्रैक की यात्रा 
समाप्त होती है. छात्र उन्हें जाते देखकर दुखी होते 
यहीं. आने वाले दिनों में, छात्र खुद अपनी कहानियाँ 
लिखने के लिए प्रेरित होते हैं. लेकिन अमांडा ड्रेक 
ने एक और काम किया जिसने वास्तव में थर्ड 
स्ट्रीट स्कूल में उनकी यात्रा को खास बनाया. 


सकल में 


मेरा विशेष दिन 


स्टीट 


७ 


थर्ड 


ईव बंटिंग 
चित्र: सुजैन 


ब्लूम 


आज हमारे स्कूल में एक लेखिका आ रही हैं. 
हमारी टीचर बहुत उत्साहित हैं. 

लेखिका ने लिखा है कि वो हमारा 

निमंत्रण पाकर बहुत खुश हुईं. 

उनका नाम मिस अमांडा ड्रेक है. 


वे बस में, बिलोक्सी स्ट्रीट से हमसे मिलने आ रही हैं. 


सबसे पहले, बेशक, हमने उनकी वो किताबें 
पढ़ीं जो हमारे पास थीं. 


फिर हम चोदह अन्य किताबें उधार लाए. 
लगता है उन्होंने काफी कुछ लिखा है. 


हमने एक स्वागत बैनर बनाया जिसे हमने हॉल में लटकाया. 


फिर दीवार को सजाने के लिए हमने तमाम चित्र बनाए. 


हमने कागज़ के कुछ ओरिगेमी के फूल्र मोड़े. 
उन्हें मोड़ना काफी कठिन था. | 
हमने फूलों को एक नोट के साथ एक टोकरी में रख दिया. 


नोट पर लिखा था: "आपके लिए." 


हमने उन सवालों की एक सूची बनाई जो हम 
अमांडा ड्रेक से पूछने वाले थे. 


हमारी टीचर ने कहा, "उनसे यह मत पूछना, 
'आप कितना पैसे कमाती हैं? 


हमने ठंडा नींबू-पानी बनाया. 


हमने एक चॉकलेट केक भी बेक किया. 


मिस अमांडा ड्रेक के आगमन के लिए 
हमारी कक्षा बहुत सुंदर दिख रही थी. 


फिर वो आईं! वो हमारे क्लास में आईं! 


हम बड़ी बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे थे! 


उनके स्वागत के लिए हमने ज़मीन पर अपने पैर पटके और तालियां बजाईं. 


अमांडा ड्रेक लंबी और पतली थीं. 


उसके बाल गुलाबी रंग के थे. 
जो हमें आकर्षक नहीं लगे. 
लेकिन फिर भी वो ठीक-ठाक दिखती थीं. 


उन्होंने हमसे बातें कीं और अपनी किताब में से हमारे लिए कुछ पढ़ा. 


क्रियायें और संज्ञायें और विशेषण, शब्द जो भी बताते और समझाते हैं. 


मेरी डिक्शनरी पास में होती है उन शब्दों को खोजने के लिए जो मैं सही 
मैं काम करती हूँ, हर दिन और कभी-कभी मैं रात में भी काम करती हूं तरीके से लिख नहीं पाती हूँ. 


उन्होंने कहा कि उन्हें लिखना अच्छा लगता है. 


"ऐसा कुछ है जिसे मैं साझा करना चाहती हूं 
क्योंकि वो मुझे वास्तव में अच्छा लगता है. 


यदि आप वो काम करते हों जिससे आप प्यार करते 


हैं, तो फिर वो काम आपको कभी बोझ नहीं लगेगा." 


उन्होंने हमारे सभी जानवरों को अपने गले लगाया. 
उन्होंने हमसे सांप को पकड़ने के लिए कहा. 
उन्होंने बताया कि उनके घर में एक चूहा था. 


मुझे अमांडा ड्रेक बहुत अच्छी त्रगीं! 


मैं थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं अपना "हे भगवान! यह तो एक बढ़िया विचार है! 


हाथ ऊपर उठाया. जब मैं घर जाऊँगी, तो मैं वही करूंगी. 


"अगर आप हमारे स्कूत्र की अपनी यात्रा के बारे में अगर मैं बहत अच्छा लिख पाई, तो शायद कोई 
एक किताब लिखें तो बहुत अच्छा होगा." प्रकाशक उस किताब को खरीद भी ले." 


मैं अब सच में खुद को चतुर महसूस कर रहा था. मैंने जोश में अपने नींबू-पानी को गिरा दिया. 


मैं अपनी सीट के चारों ओर उछला. नींबू-पानी के छींटे मेरे पैरों पर आकर गिरे. 


बर्फ के टुकड़े फर्श पर उस तरह फिसले जैसे आप समुद्र 
के पानी पर जोर से कंकड़ फेंकते हैं. 


अमांडा ड्रेक ने एक बर्फ के टुकड़े को लात मारी, 
और फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर आंख मारी! 


मुझे शर्मिंदा होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं हुआ. 


वास्तव में, मुझे लगा कि उन्होंने मुझे इसलिए आंख मारी 
है क्‍योंकि मैं ज़रूर कोई ख़ास हूँ 


जब वो सिटी बस में चढ़ीं तब हम सबने उनसे अलविदा कहा. 


वो खिड़की से बाहर झुकीं और 
उन्होंने हम सभी की ओर अपना हाथ हिलाया. 


अमांडा ड्रेक से प्रेरित होकर. . . 


कि 


अब हम लोग खद की तमाम कहानियाँ लिख रहे हैं. 


कि 


सच में, मैंने खद चार कहानियां लिखी हैं! 


हम ज्यादा-से-ज्यादा कहानियां लिखने की कोशिश कर रहे हैं. 


लेखक के सम्मान में, अब हमने अपने साँप का नाम बदल दिया है. 


पहले उसका नाम सैली सनशाइन था लेकिन अब उसका नाम अमांडा ड्रेक है. 


हमें पिछले हफ्ते एक पत्र मिला. 


अमांडा ड्रेक ने लिखा कि हमारे स्कूल में 
उनका दिन बहुत अच्छा रहा. 


और वो हमारे स्कूल की यात्रा पर अब एक 
किताब लिख रही हैं. 


मेरे लिए उस किताब का इंतजार करना 
बहत मृश्किल था! 
७ | ब 


अंत में अमांडा ड्रेक की किताब ख़त्म ह 

उन्होंने बड़े प्रेम से किताब के समर्पण में लिखा: 

थर्ड स्ट्रीट स्कूल में सभी बच्चों के लिए 

प्यार और प्रशंसा के साथ. 

हमें उम्मीद है कि आपको भी वो किताब उतनी ही पसंद आएगी. 
हमें उम्मीद है कि वो किताब बहुत हिट होगी. 


उस किताब का नाम है: “थर्ड स्ट्रीट स्कूल में मेरा विशेष दिन”. 


